.. 


- 


. 


- 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या- 337 


राँची, सोमवार , 


22 मई, 2017 (ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
22 मई , 2017 


संख्या-09/ आरोप - राँची - 114/ 2016- 2474(9)/ रा०,-- माननीय विभागीय मंत्री एवं भूमि सुधार उप 
समाहर्ता, राँची द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर , 2016 को अंचल कार्यालय, अरगोड़ा के औचक निरीक्षण 
में अंचल अधिकारी, अरगोड़ा का कार्यालय से अनुपस्थिति , सतही एवं आधारहीन तरीके से दाखिल 
खारिज आवेदन अस्वीकृत करना, खास महाल लीज नवीकरण नहीं होने से राजस्व की क्षति, सरकारी 
भूमि की रक्षा में उदासीनता आदि तथ्य पाये गये । 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक - 6432 /रा०, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्रीमती 
वंदना भारती, अंचलाधिकारी, अरगोड़ा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्रीमती भारती द्वारा उनके 
कार्यालय पत्रांक-427 ( A) (ii ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 22 मई, 2017 
राँची के कार्यालय पत्रांक -65 (i) दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा दिए गए मंतव्य में श्रीमती भारती 
द्वारा अंचल कार्यालय पर समुचित रूप से नियंत्रण नहीं पाये जाने की पुष्टि की गयी एवं नामांतरण 
के मामले में जितना संवेदनशील होकर कार्य निष्पादन किया जाना चाहिए था उतनी संवेदनशीलता 
नहीं पाया जाना प्रतिवेदित किया गया । 

उपर्युक्त के आलोक में मामले की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्रीमती वंदना 
भारती, अंचलाधिकारी , अरगोड़ा को “ चेतावनी " संसूचित किया जाता है । 


झारखण्ड, राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट,) 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 337 -- 50 


